निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 310 ) 


16 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 6 मई 2010 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

5 मई 2010 
__ सं0 ग्रा0वि08 ( थ )- 129 / 2009 – 4979 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्य स्तर पर 
गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक 1999 , 
दिनांक 05 मार्च 2010 के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - क्यूल 
13018 / 6 / 2009 ए0आई0भी० एण्ड एम0सी0 ( आर0डी0 ) दिनांक 04 सितम्बर 2009 एवं 
पत्रांक - क्यू0 -13018 / 6 / 2009 ए0आई0भी० एण्ड एम0सी0 ( आर0डी0 ) दिनांक 16 मार्च 2010 के 
आलोक में श्री आर0 के0 धवन , संसद सदस्य , राज्य सभा को अधिसूचना संख्या 2948, दिनांक 
27 मार्च 2010 से गठित समिति में सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है: 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सुनील कुमार सिंह , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 310 - 571 + 300 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


